रजिस्ट्री स०डी० 222 


REGISTERED No. D . 2280 


17 
! ! 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 25] 
No. 25) 


नई दिल्ली, शनिवार , जून 19, 1971/ ज्येष्ठ 29, 1893 
NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 19 , 1971/JYAISTHA 29, 1893 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 
Separate paging is given to this part to order that It may be filed 

as a separate compilation 


+ 


भाग II - खण्ड 3 – उपखण्ड (i ) 

PART II — Section 3 - Sub -section (1) 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और ( संघ राज्य- क्षेत्रों के प्रशासनों को 

छोड़कर ) केन्द्रीय प्राषिकारियों द्वारा जारी किये गये विषि के अन्तर्गत मनाये और जारी किये 
गये साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के प्रावेश, उप -नियम प्रादि सम्मिलित हैं ) । 


General Statutory Rules (including orders, bye -laws etc. of a general 

character ) issued by the Ministries of the Government of India ( other 
than the Ministry of Defence ) and by Central Authorities (other 
than the Administrations of Union Territories ) . 


CABINET SECRETARIAT 

( Department of Personnel ) 

New Delhi, the 29th May 1971 
G . S . R . 946 .- - In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) of Sec 
tion 3 of All India Services Act. 1951 (61 of 1951 ) , read with first proviso to sub 
rule ( 2 ) of Rule 4 of the Indian Administrative ( Cadre) Rules. 1954, the Central 
Government in consultation with the Government of Nagaland have revised the 
composition of the Indian Administrative cadre of Nagaland and hereby direct 
that in the Schedulo to the Indian Administrative Service ( Fixation of cadre 
Strength ) Regulations, 1955, for the entrles relating to Nagaland the following 
ahall be substituted as under: 

( 1) The amendment shall come into force with effect from the date of its 
publication in the Gazette of India , 


( 2435 ) 


2436 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19 . 1971/ JYAISTHA 29 , 1893 [PART II — 


H 


( 4 ) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixa 
tton of cadre Strength ) Twelth Amendment Regulations , 1971. 

AMENDMENT TO THE FIXATION OF CADRE STRENGTH 
In the Schedule to the said Regulations under Nagaland , for the entry : 

" Secretary to Governor . . . . . . " 
the following entry shall be substituted , namely : 
Special Secretary to Governor . . . . .. 1. 

[ No. 1/ 24 / 71 - ATS (II ) A. ] 


( कार्मिक विभाग ) 
मंत्रीमण्डल सचिवालय 

नई दिल्ली, 29 मई, 1971 
सा० का० नि . 946. - - भारतीय प्रशासन सेवा ( संपर्ग ) नियम , 1954 के नियम 4 क 
उप - मियम ( 2 ) के प्रथम परन्तूक के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 ( 1951 
का 61 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने 
नागालण्ड सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासन सेवा के नागालैण्ड संवर्ग की संरचना को परिशो 
धित किया है और वह एतवद्वारा निदेश देती है कि भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग संख्या नियतन ) 
विनियम , 1955 कि प्रन सूची में " नागालैण्ड " से संबधित प्रविष्टियों की जगह निम्नलिखित प्रविष्टियां 
प्रतिस्थापित की जाएंगी : - - 

(i ) यह संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगा । 

( ii ) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग संख्या नियतन ) बारहवां संशोधन 
विनियम , 1971 कहा जा सकेगा । 

संवर्ग संख्या नियतन में संशोधन 
उक्त विनियम की अनुसूची में नागालैण्ड के अधीन निम्न प्रविष्टि के स्थान पर : - - 
" राज्यपाल के सचिव . . . ..। " 
निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी , अर्थात् : 
" राज्यपाल के विशेष सचिव . .. . .। " 

[सं० 1/ 24 / 71- अ०भा०से० ( ) क ] 


G . S . R . 947. In exercise of the powers cpnferred by sub -section ( 1 ) of Sec 
tion 3 of All India Services Act 1951 ( 61 of 1951 ) , read with rule 11 of the Indian 
Administrative Service ( Pay ) Rules , 1954, the Central Government in consulta 
tion with the Government of Nagaland hereby makes the following amendments 
to Schedule IIl appended to the said rules ; 

2 . The amendments inay be called the Eleventh Amendment of 1971 to the 
Indian Administrative Service (Pay ) Rules, 1954 . 

3 . These amendments shall come into force from the date of their publica 
don in the Official Gazette. 


SEC. 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 19 , 1971 /JYAISTHA 29 , 1893 2437 
- - - - - 

AMEND TENT TO IAS (PAY ) SCHEDULE 
4 . In the said schedule III, under the heading " A — Posts carrying pay above 
the time scale pay in the Indian Administrative Service under the State Govern 
ment" against Nagaland 11e foilowing entry may be added : 

Special Secretary to Governor - Rs. 2,500 — 125 / 2 — 2,750. 
5. Under the heading B - Posts carrying pay in the senior time - scale of the 
Indian Administrative Service under the State Government, including posts 
carrying special pars in Addituen lo pay in the time scale ugainst Nagaland the 
following entry may be deleted , namely : 
Secretary to Governor , 

[ No. 1 /24/ 71- AIS ( II ) -( B).] 


सा० स० मि . 947. - -भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 के नियम , 11 के 
साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम , 1951 ( 19 5 1 का 61 ) की धारा 3 की उपधारा 
( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए, कन्द्रीय सरकार, नागालण्ड सरकार क परामर्श से उक्त 
नियम क साथ संलगन अनुसूची iii मे एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :--- - 

2 इन संशोधनों को भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 के 1971 का ग्यारहवां 
सशोधन कहा जा सकगा । 
3 ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होन की तारीख से लागू होंगे : 

भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतम ) अनुसूची में संशोधन 
4 उक्त अनुसूची iii में नागालैण्ड क सामन “ क - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन 
सेवा में समय मान वेतन से अधिक वेतन वाले पद शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ दी 
जाय : - - 

राज्यपाल के विशेष सचिव . . . . . . . . 2500 - 125 / 2- 2750 रु० 

5 नागालैण्ड के सामने " ख - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ समय 
वेतन मान के वेतन वाल पद , जिनमें समय - मान वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पद भी शामिल 
है शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि हटा दी जाय, अर्थात :-- - 


राज्यपाल के सचिव । 


[ सं० 1 ( 24 )/ 71 - अ०भा०स० ( II ) - ( ख ) ] 


New Delhi, the 2nd June 1971 
G . $ . R . 948 . — In pursuance of rule 11 of the Indian Administrative Service 
( Pay ) Rules , 1954, the Central Government in consultation with the Government 
of Nagaland, hereby makes the following amendments to Schedule III appended 
to the said rules : 

2 . The amendments may be called the Tenth Amendment of 1971 to the Indian 
Administrative Service ( Pay ) Rules, 1954. 

3 . These amendments shall come into force from the date of their publication 
in the Official Gazette . 

AMENDMENT TO IAS (PAY ) SCHEDULE 
4 . Under the heading B - Posts carrying pay in the senior time-scale of the 
Indian Administrative Service under the State Governments , including posts 
carrying special pays in addition to pay in the time scale " against Nagaland , the 
following entries may be deleted , namely : 
Director of Information and Publicity . 

[ No. 6 / 31 / 71 - AIS ( I) - B.] 


2438 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971 /JYAISTHA 29, 1893 [ PART II -- 


नई दिल्ली, 2 जून , 1971 
सा० स० नि . 948. - - भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम , 1954 के नियम 11 के 
अनुसरण में केन्द्रीय सरकार नागालैण्ड सरकार के परामर्श से उक्त नियम के साथ संलग्न अनुसूची 
III में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है : - - 

2. इन संशोधन को भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) नियम 1954 के 1971 का दसवां संशोधन 
कहा जा सकेगा । 
3. ये संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे । 

भारतीय प्रशासन सेवा ( वेतन ) अन सूची में संशोधम 
4. नागालैण्ड के सामने " ख - राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासन सेवा के वरिष्ठ समय 
वेतनमान के वेतन वाले पद, जिनमें समय मान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले 
पद भी शामिल है शीर्षक के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि हष्टा दी जाय , अर्थात :---- 


सूचना और प्रचार के निदेशक । 


[ सं० 6/ 31 / 71 - अ०भा०से० ( I)- ख ] 


New Delhi , the 3rd. June 1971 
G . S . R . 949. - In cxercise of the powers conferred by Sub - Section ( 1 ) of Sec 
tion 3 of All India Services Act , 1951 (61 of 1951) , read with sub - rule ( 2 ) of rule 
4at the Indian Administrative Service ( Cadre ) Rules , 1954, the Central Govern 
ment, in consultation with the Government of the State of Nagaland , hereby 
direct that in the Schedule to the Indian Administrative Service ( F xation of 
cadre Strength ) Regulations, 1955 , for the entries relating Nagaland, the following 
shall be substituted, as under : 

1. ( 1 ) These regulations may be called the Indian Administrative Service 
( Fixation of Cadre Strength ) Eleventh Amendment Regulations, 1971 , 

( 2 ) They shall come into force with effect from the date of publication in the 
azette of India , 
AMENDMENT TO THE FIXATION OF CADRE STRENGTH 

" NAGALAND " 
1 . Senior Posts under the State Government 

Chief Secretary to Government 
Commissioner 
Development Commissioner cum Secretary Planning 

and Community Development 
Secretaries to Government 
Joint/ Deputy Secretaries to Government 
Secretary to Governor 
Commissioner / Deputy Commissioner of Taxes and 

Excise 
Deputy Commissioners 
Additional Deputy Commissioners 
Director of State Transport / Transport Commissioner 
Director / Joint Director of Supply 

Total 


| 


SEC. 3 (i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 19, 1971 / JYAISTHA 29, 1893 


2439 


2. Senior posts under Central Government @ 40 per cent 1 

above 


9 


31 
3 . Posts to be Alled by promotion and selection in accordance 

with rule 8 of the IAS ( Recruitment ) Rules , 1954 @ 25 

per cent of 1 and 2 above 
4. Posts to be filled by direct recruitment ( 1 + 2 minus 3 ) 24 
5 . Deputation Reserve @ 20 per cent of 4 above 
6. Leave Reserve @ 5 per cent of 4 above 
7. Junior Posts @ 20.60 per cent of 4 above 
8. Training Reserve @ 10 .59 per cent of 4 above 

Direct recruitment posts 
Promotion posts 


45 


Total authorised Strength 

[ No. 8 / 31 / 71- AIS ( I) - A. ] 
B. NARASIMHAN, Under Secy . 


नई दिल्ली, 3 जून, 1971 
मा० का०नि० 949. --- भारतीय प्रशासन सेवा ( संवर्ग ) नियम , 1954 के नियम - 4 को 
उपनियम ( 2 ) के पउले परन्तुक और उपनियम ( 1 ) के साथ पठित अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम 
1951 ( 1951 का 61 ) की धारा - 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हए 
केन्द्रीय मरकार नागाण्ड राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा निदेश देती है कि भारतीय प्रशासन 
सेवा ( वर्ग संख्या का नियतन ) विनियम , 1955 की अन सूची में नागालैण्ड से सम्बन्धित प्रविष्टियों के 
स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जाएगी : - -- 


1 ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय प्रशासन सेवा ( संवग संख्या का नियतन ) ग्यारहवा 

संशोधन विनियम , 1971 कहा जा सकेगा : 
( 2 ) ये विनियम भारत के राजपन में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे : 

संवर्ग संख्या के नियतन में सशोधन 
" नागालैण्ड " 
1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ पद 

सरकार के मुख्य सचिव 
आयुक्त 
विकास आयक्त व सचिव योजना और समाज - विकास 
सरकार के सचिव 
सरकार के संयुक्त / उपसचिव 
राज्यपाल के सचिव 
करों व उत्पाद शुल्क के आयुक्त उपायुक्त 


2440 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 19 , 1971 /IYAISTHA 29 , 1893 [ PART II 


उपायुक्त 
अपर उपायुक्त 
निदेशक , राज्य परिवहन परिवहन प्रायुका 
निदेशक / युक्त निदेशक संभरण 


जोड़ 
2. केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ पद उपर्युक्त 1 के 10 प्रतिशत के अधीन 


3. भारतीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम , 1954 के नियम 8 के अधीन 

पदोन्नती तथा चयन द्वारा भरे जाने वाले पद उपर्युक्त 1 और 2 के 

25 प्रतिशत के हिसाब से 
सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद ( 1 + 2 में से 3 घटाकर ) 
5 . प्रतिनियुक्ति रिजर्व उपर्युक्त 4 के 20 प्रतिशत के हिसाब से 
6 . छुट्टी रिजर्व उपर्युक्त 4 के 5 प्रतिशत के हिसाब से 
7 . कनिष्ठ पद उपर्युक्त 4 के 20. 60 प्रतिशत के हिसाब से 
8. प्रशिक्षण रिजर्व उपर्युक्त 4 के 10, 59 प्रतिशत के हिसाब से 


सीधी भर्ती के पद 
पदोन्नति के पद 


कुल प्राधिकृत संख्या 


[ संख्या 6/ 31/ 71 - प्र०भा० से - 1 ( क ) ] 


बी 


न सिंहन , अवर सचिव । 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 2nd June 1971 


G . S . R . 950. -- In exercise of the powers conferred by Section 41 of the Indian 
Arms Act , 1959 (54 of 1959 ) , the Central Government, being of opinion that it is 
expedient in the public interest so to do , hereby exempts the members of the 
GENERAL RESERVE ENGINEER FORCE , who are ex - servicemen and are serving 
in and located within , the Sector of responsibility of Chief Engineer Project 
SEWAK (MANIPUR ) and are urmed in self defence to ward off the attacks of 
the hostiles and to protect the officers and members of, and the property belonging 
to the Force , from the operation of the provisions of the said Act. 


[ No. F . 17 / 4 / 71 - GPA.II.] 
P. P, KHANNA, Dy . Secy . 


SEC. 3 (1) ] 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 19 , 1911 / JYAISTHA 29, 1893 


2441 


- - 


- 


गृह मंत्रालय 

नई दिल्ली , 2 जून , 1971 
सी० एस० प्रार० 950: केन्द्रीय सरकार भारतीय शस्त्र अधिनियम , 1959 ( 1959 
का 54 ) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विचार से कि ऐसा करना 
जनता के हित में समीचीन है, एतद्वारा सामान्य रिजर्व इंजीनियर दल के उन सदस्यों को उक्त अधि 
नियम के उपबन्धों के अमल से छूट देती है जो पूर्व सैनिक रहे हैं तथा जो मुख्य इंजीनियर प्रोजक्ट सेवक 
( मणिपुर ) के उत्तरदायित्व - क्षेत्र में काम कर रहे हैं अथवा उस क्षेत्र की परिधि में नियुक्त हैं और जो 
मात्म रक्षा में विद्रोहिया के आक्रमणों को विफल करने एवं सेना के अधिकारियों, सदस्यों तथा दल की 
सम्पत्ति की रक्षा हेतु हथियारों से लैस किए जाते हैं । 

[सं० एफ० 17/ 4/ 71- जी०पी०ए० - 2 ] 

पी० पी० खन्ना , उप सचिव । 


MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE , COMMUNITY DEVELOPMENT AND 

CO -OPERATION 
(Department of Agrkulture ) 

New Delhi , the 1st June 1971 
G . S . R . 951 , - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules further to 
amend the Kaju Vikas Nideshalaya (Directorate of Cashewnut Development) 
( Class III and IV posts ) Recruitment Rules, 1988, namely : 

1 . ( 1 ) These rules may be called the Kaju Vikas Nideshalaya ( Directorate of 
Cashewnut Development) ( Class III and IV posts ) Recruitment (Amendment) 
Rules , 1971 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . In the Schedule to the Kaju Vikas Nideshalaya ( Directorate of Cashewnut 
Development) (Class III and IV posts ) Recruitment Rules , 1968, against Serial No. 
9 . in column 11 , for the existing note , the following note shall be substituted , 
namely : 
" NOTE : ( 1) Ninety percent of the vacancies to be Alled by direct recruit 

ment; 
( 2 ) Ten percent of the vacancies shall be reserved for being Alled by Clags 

IV employees (borne on regular establishment) , subject to the follow 

ing conditions, namely : 
( a ) Selection shall be made through a departmental examination confined 

to such Class IV employees who fulfl the requirement of minimum 
educational qualifications, namely , Matriculation or equivalent 

qualifications. 
( b ) The maximum age for appearing at this examination shall be 40 

years ( 45 years for candidates belonging to the Scheduled Castes 
and Scheduled Tribes ) . The upper age limit is relaxable upto 45 
years (50 years in the case of the Scheduled Castes and Scheduled 

Tribes ) for the first two examinations to be held under the Scheme. 
( c ) At least five ycars service in a Class IV post shall be essential. 
( d ) The maximum number of recruits by this method shall be limited 

to ten percent of the vacancies in the cadre of Lower Division 
Clerks occurring in a year , unAlled vacancies shall not be carried 
over ." 


[ No. 7 - 42/ 87 -CAI. ] 
J. S . UPPAL , Dy. Secy . 


2002 


THE GAZETTE OFINDIA : JUNE 19, 1971 /JYAISTHA 29, 1893 [ PART II -- 


आध, कृषि, सामुदायिक विकास और सपकारिता मंत्रालय 


( कृषि विभाग ) 


नई दिल्ली, 1 जून , 1971 
जी० एस० प्रार० 951 - - राष्ट्रपति , सविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक , द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, काजू विकास निदेशालय ( वर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) भर्ती नियम, 1968 
में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं , अर्थात् : 
1. ( 1 ) इन नियमों का नाम काजू , विकास निदेशालय ( वर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) भर्ती 

( संशोधन ) नियम , 1971 होगा । 
( 2 ) ये शासकीय राजपन में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. काजू विकास निदेशालय ( वर्ग 3 और वर्ग 4 पद ) भर्ती नियम , 1968 में क्रम संख्या 9 
के सामने स्तम्भ 11 में विद्यमान टिप्पण के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण प्रतिस्थापित किया जाएगा , 
अर्थात् :---- 
"टिप्पण : 

( 1 ) नब्बे प्रतिशत रिक्तियां सीधे भर्ती द्वारा भरी जानी हैं ; 
( 2 ) दस प्रतिशत रिक्तियां वर्ग 4 के कर्मचारियों ( जो नियमित स्थापन पर हैं ) द्वारा निम्न-- 

लिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, भरे जाने के लिए आरक्षित रखी जाएंगी :--- 
( क ) चयन विभागीय परीक्षा द्वारा किया जाएगा, जो वर्ग 4 के ऐसे कर्मचारियों तक सीमित 

होगी जो न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं अर्थात् मैट्रिकुलेशन या समतुल्य की अपेक्षा • 

पूरी करते हों , 
( ख ) इस परीक्षा में बैठने के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष ( अनुसूचित जाति और मनु 

सूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 45 वर्ष ) होगी । इस स्कीम के अधीन ली 
जाने वाली प्रथम वो परीक्षाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा 45 वर्ष ( अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित जनजातियों की दशा में 50 वर्ष ) तक शिथिल की जा 
सकेंगी । 


( ग ) वर्ग 4 पद में कम से कम पाच वर्ष की सेवा प्रावश्यक होगी । 
( घ ) इस पद्धति से भर्ती होने वाले व्यक्तियों की संख्या किसी वर्ष में निम्न श्रेणी लिपिक 

के काडर में होने वाली रिक्तियों के दस प्रतिशत तक सीमित होगी । बिना भरी 
रिक्तियों को अगले वर्ष के हिसाब में नहीं लिया जाएगा । 


[सं० 7-42/ 6 7-सी०ए० 1 ] 
जे० एस० उपल, उपसचिव ( सी ) । 


Sec . 3 (i) ] 


THB GAZETTE OF INDIA : JUNE 19 , 1971 / JYAISTHA 29, 1893 


2443 


- 


- 


- 


- - 


- - - 


PLANNING COMMISSION 

New Delhi, the 28th May 1971 
G . S . R . 952 .- In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 
of the Constitution , the President hereby makes the following rules regulating 
the method of recruitment to the post of Assistant Director ( Publication ) in the 
Planning Commission , namely : 

1. Short title and commendement.- - ( 1) These Rules may be called the Planning 
Commission ( Assistant Director, Publication ) Recruitment Rules, 1971. 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2 . Application . These rules shall apply to the post as specified in column 1 
of the Schedule annexed hereto . 

3 . Number , classification and scale of pay .- The number of post, its classifica 
tion and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 
of the said Schedule , 

4 . Method of recruitment age limit and other qualifications. The method of 
recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected 
therewith shall be as specified In columng 5 to 13 of the Schedule aforesaid . 
5 . Disqualifications . — No person , 
( a ) who has entered into or contracted a marriage with a person having 

& spouse living , or 
( b ) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage 

with any person , shall be eligible for appointment to the post : 
Provided that the Central Government may , if satisfied that such marriage 
is permissible under the personal law applicable to such person and the other 
party to the marriage and that there are other grounds for 80 doing exempt any 
person from the operation of this rule . 

6 . Power to relax ,- Where the Central Government is of opinion that it is 
necessary or expedient so to do , it may by order, for reasons to be recorded in 
writing, and in consultation with the Union Public Service Commission , relax any 
of the provigions of these rules with respect to any class or category of persons. 


2444 


THE GAL. ITE OF INDIA : JUNE 19, 1971 / JYAISTHA 29, 1893 [PART II — . 


THE 


Name of Post 


No. of Classifica - 
Posts tion 


Scale of Pay Whether 

Selection 
Post or non - 
Selection 
Post 


Age for 
diſect 
recruits 


Educational 
and other 
qualifications 

required for 
direct i ecruits 


2 


3 


Assistant 
Director 
(Publication ) 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


Not 
Applicable 


General 
Central 
Service 
Class I 
(Gazetted) 


Rs. 400 — 400 
450 - 30 
60035 — 
670 - EB 
35 - 950 


Sec. 3 (i) ) 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971 /JYAISTHA 29, 1893 


2445 


SCHEDULE 


If a DPC Circumstances in 

exists , which U . P . S . C . 
what is is to be 
its com consulted in 
position making rcctt. 


Whether age Period of Method of In case of rectt, by 
and cducational probation , recruitment promotion deputa - 
qualifications if any whether by tion / transfer , grades 
Picscribed for 

direct 

from which promo - 
direct recruits 

rectt . or by tion deputation 
will apply in 

Promotion or transfer to be made 
the case of 

by deputation / 
Pro notees 

transfer & 
percentage of 
the vacancies 
to be filled by 
various methods 


IO 


II 


12 


13 


Not Applicable 


Not By transfer on 
Applicable deputation 


Not 
Appli- 
cable 


Transfer on deputation 
Şcction Officers of 
the Central Sec 
retariat Service 
having 7 years ex 
perience in the pro 
duction , printing 
and m488 distribu 
tion of publications. 


Ag required under 
theUnion Public 
Service Com 
mission (Exemp 
tion from Con + 
sultation ) 
Regulations , 
1953. 


(Period of deputation 

ordinarily not exceed 
ing 3 years ) 


[No. F .A . 12018 / 7 / 70 - Adm I ] 
N . K , AGGARWAL , Under Secy . 


2446 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971/ JYAISTHA 29, 1893 [ PART II 


% 
3A 


योजना प्रायोग 


नई दिल्ली , 28 मई , 1971 


सा० का०नि० 95 2. -. - राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए योजना आयोग में सहायक निदेशक ( प्रकाशन ) के पद पर भर्ती की 
पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम एतद्वारा बनाते हैं , अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ. - - ( 1 ) इन नियमों का नाम योजना आयोग ( सहायक 
निवेशक , प्रकाशन ) भर्ती नियम 1971 होगा । 


( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंमे । 


2. लागू होना .- - ये नियम इससे उपाबर अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पद को लागू 


होंगे । 


3. संख्या वर्गीकरण पीर बेतनमाम . - - पद की संख्या , उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न 
वेतनमान ये होंगे जो उफ्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 


___ 4. भर्ती की पद्धति, प्रायु सीमा तथा मध्य महंताएं. – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति , 
मायु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उपरोक्त अनुसूची के स्तम्भ 
5 से 13 तक में विनिर्दिष्ट हैं । 

5 . निरहंताएं . ---वह व्यक्ति : -- 
( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिनकी पत्नी जीवित है विवाह किया 

है ; या 


( ख ) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हए किसी व्यक्ति से विवाह 

किया है ; 


सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह व्यक्ति और विवाह 
के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय हैं और ऐसा करने के लिए अन्य 
आधार मौजूद है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

6. शिथिल करने की शक्ति. – जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवयक 
या समीचीन है वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लिपिबद्ध करके तथा संघ लोक 
सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों 
की बाबत प्रादेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


SEC . 3 (i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 19, 1971/ JYAISTHA 29 , 1893 


2447 


प्रमुसूची 


पद का नाम पदों की संख्या 


वर्गीकरण 


वेतनमान चयन पद अथवा सीधे भर्ती 
अचयन पद किए जाने 

वालों के लिए 


प्रायु 


1 


2 


3 


- 


सहायक 
निदेशक 
( प्रकाशन ) 


साधारण केन्द्रीय 400 - 400 -. लागू नहीं 

सेवा वर्ग 1 450 - 31 - 600 - होता 
( राजपत्रित ) 35 - 670 - ६० रो० 

- 35 - 950 रु० 


लागू नहीं 
होता 


सोधे भर्तीकिए जाने वाले सीधे भर्ती किए जाने परिवीक्षा की अवधि भर्ती पद्धति भर्ती 
व्यक्तियों के लिए शैक्षिक वाले व्यक्तियों के लिए 

सीधे होगी या प्रोन्नति 
और अन्य अर्हताएं विहित आयु और शै 

द्वारा या प्रतिनियुक्ति 
क्षिक अर्हताएं प्रोन्नतों 

स्थानान्तरण द्वारा तथा 
को दशा में लागू 

विभिन्न पद्धतियों द्वारा 
होगा या नहीं 

भरी जाने वाली 
रिक्तियों का प्रतिशत 


9 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं 


प्रतिनियुक्ति पर स्था 
नान्तरण द्वारा 


2448 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 19, 1971/JYAISTHA 29, 1893 [ PART II 


प्रोन्नति प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण द्वारा यदि विभागीय भर्ती करने में किन परिस्थितियो में 
भर्ती की दशा में वे श्रेणियों जिनसे प्रोन्नप्ति समिति है संघ लोक सेवा आयोग से परापर्शकिया 
प्रोचति / प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया तो उसकी संरचना 

जायेगा 
जायेगा 


11 


12 


13 


संघ लोक सेवा प्रायोग ( परामर्श ) से 
छूट विनियम , 1958 के अधीन यथा 

अपेक्षित । 


प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे अनुभाग 

अधिकारी जिनका प्रकाशनों के 
उत्पादन , मुद्रण और वृहत वितरण 
में 7 वर्ष का अनुभव है । 
( सामान्यत : प्रतिनियुक्ति की अवधि 

3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ) । 


[ सं० एफ० ए० 12018/ 7/ 70-प्रशासन - I ] 

एन० के० अग्रवाल , 
अवर सचिव , योजना आयोग । 


MINISTRY OF RAILWAYS 

( Rallway Board) 

CORRIGENDUM 

New Delhi , the 3rd. June 1971 
G . S . R . 953. - - In the notification of the Government of India. in the Minis 
try of Railways (Railway Board ) No . G . S . R . 623 , dated the 6th April, 1970 , pub 
lished at pages 1370 - 72 in the Gazette of India , Part II , Section 3. Sub -section 
(1 ) , dated the 18th April , 1970 , at page 1370 

( i) in line 15 , for " 1" read “ 1A " and for “ g ” read " 9B " ; 
( ii ) in line 16, for "9A " read " 9C " . 

[ No, 64 / TTV / 29 / 10 ( 51 ). ] 
C. S . PARAMESWARAN, Secy . 

Railway Board . 


DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS 

New Delhi, the 31st May 1971 
G . S . R . 954 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 
309 of the Constitution , the President hereby makes the following rules further 
to amend the Overseas Communications Service (Class I posts ) Recruitment 
Rules, 1963, published with the notification of the Government of India in the 
late Ministry of Transport and Communications (Department of Communicationg 
and Civil Aviation) No, G . S. R. 1332 dated the 31st July , 1963 , namely: 

1. ( 1 ) These rules may be called the Overseas Communications Service 
(Class I posts ) Recruitment ( Amendment ) Rules, 1971, 


SEC. 3 (i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA; JUNE 19, 1971 /JYAISTHA 29, 1893 


2449 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official 
Gazette . 

2. In tho Schedule to the Overseas Communications Service ( Class I posts ) 
Recruitment Rules , 1963, -- 
( a ) in serial numbers 2 and 3, in column 11, the words and brackets " and 

Director (Administration ) ” shall be omitted ; 
( b ) in serial number 4 , in column 1, for the words and brackets " Director / 

Director ( Administration) ", the word " Director " shall be substitut 
ed , 

[ No . 4 - OC ( 1 ) / 69.] 
S. S, PRUTHI, Dy. Secy . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - -- 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue and Insurance ) 
MEDICINAL AND TOILET PREPARATIONS 

New Delhi, the 19th June 1971 
G . S. R. 955 . -- In pursuance of sub -rule ( 3 ) of rule 80 of the Medicinal and 
Tollet Preparations (Excise Duties ) Rules , 1956 and on the advice of the Standing 
Committee the Central Government hereby declares the new preparation REVE 
D OR LOTION manufactured by Messrs Crookes Interfran Limited , Bombay , to be 
a toilet preparation and directs that the said preparation be included in the cate 
gory of toilet preparations falling under Item No . 4 of the Schedule to the Medicinal 
and Toilet Preparations ( Excise Duties) Act, 1955 ( 16 of 1955 ) . 


[ No . 9 / F . No. 45 / 5 ( 20 ) / 70 - OPIUM. ] 


वित मंत्रालय 


( राजस्व और बीमा विभाग ) 


औषधीय और प्रसाधन निमितियां 


नई दिल्ली , 19 जन, 1971 


सा०का०नि० 955 .- औषधीय और प्रशासन निर्मितियां ( उत्पाद शुल्क ) नियम , 1956 के नियम 
60 के उपनियम ( 3 ) के अनुसरण , में , और स्थायी समिति की सलाह से , केन्द्रीय सरकार एसद 
द्वारा यह घोषित करती है कि मेसर्स इन्टरफान लिमिटेड, बम्बई की नई निर्मिति 
रेवे डी और लोशन , एक प्रसाधन निमिति है और निदेश देती है कि उक्त निमिति औषधीय और 
प्रसाधन निर्मितियों उत्पाद ( शुल्क ) अधिनियम , 1955 ( 1955 का 16 ) की अनुसूची की मद 
सं० 4 के अन्तर्गत आने वाली प्रसाधन निर्मिति के वर्ग में सम्मिलित की जाए । 


[ न० 9/ सं० एफ० 45/ 5 ( 20)/ 70- अफीम ] 


2450 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19 , 1971 / JYAISTHA 29, 1893 [ PART II - 


. 


. . 


G . S . R . 956 . - In pursuance of sub -rulc ( 3 ) of rule 60 of the Medicinal and Toilet Preparations 
(Excise Duties ) Rules, 1956 and on the advice of the Standing Committee , the Central Government 
hereby directs that each of the new medicinalpreparations specified in column ( 2 ) of the Table below 
of the manufacturer specified in column (3 ), shall be included in the category of preparations 
specified against it in column ( 4 ) of the said Table. 

TABLE 


- 


- 


- 


- 


SI 


Medicinal Preparation 


Name of the manufacturer 


Category 


No . 


3 


I . Tonos - 7 . . . . M / s. Richardson Hindus - Restricted falling under itern 

tan Ltd., Bombay . I ( ii ) (b ) of the Schedule to 

the Medicinal and Tollet 
Preparations ( Excise 
Duties ) Act , 1955 ( 16 of 

1955 ). 
2. Vicks Formula 44 Cough Syrup M / s. Richardson Hindus - ] Unrestricted, falling under 

___ tan Ltd. , Bombay . Item I (1) fa ) of the Sche 

dule to the Medicinal 
3. Dristan Expectorant . . M /s. Geoffrey Mannerst and Toilet Preparations 

& Co., Ltd., Bombay . । ( Excise Duties ) Act , 1955 
4. Vimso Vimula Syrup . , M/ s. Vimso Chemicals ( 16 of 1955 ). 

( P ) Ltd ., Navsari . 
5. Vimso Vimbela Syrup. . 


Do. 


[ No . Io/ F. No. 45/ 5(23 )-70-OPIUM).] 
सा० का० मि० 956.---- औषधीय और प्रसाधन निमितयां ( उत्पाद- शुल्क ) नियम 
1956 के नियम 60 के उपनियम ( 3 ) के अनुसरण में , और स्थायी समिति के सलाह पर , केन्द्रीय 
सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि नीचे की सारणी के स्तंभ ( 3 ) में विनिर्दिष्ट विनिर्माता की स्तंभ 
( 2 ) में विनिविष्ट नई औषधीय निमितियों में से प्रत्येक को उक्त सारणी के स्तंभ ( 4 ) में उसके सामने 
विनिर्दिष्ट निर्मितियों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया जाएगा । 


सारणी 


विनिर्माता का नाम 


प्रवर्ग 


क्र० औषधीय 
सं० निर्मिति 


1 टोनोस -- 7 


मैसर्स रिचर्डसन 
हिन्दुस्तान लिमि 
टेड , मुम्बई 


निर्बन्धित , औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां 
( उत्पाद- शुल्क ) अधिनियम , 1955 ( 1955 
का 16 ) की अनुसूची की मद सं० 1 (ii ) 
( ख ) के अन्तर्गत आने वाली । 


2 विक्स फार्मूला 44 मैसर्स रिचर्डसन हिन्दु 
कफ सिरप 

स्तान लिमिटेड, 


मुम्बई 


SEC . 3(i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971 /JYAISTHA 29, 1893 


2451 


- 


- 


- 


- 


3 ड्रिस्टान एक्लपेक्टो - मैसर्स जाफरी मैनर्स । निर्बन्धित प्रौपधीय और प्रमाधन निमितियां 

एक कम्पनी 

( उत्पाद- शल्क ) अधिनियम 1955 ( 1955 

लिमिटेड, मुम्बई का 16 ) की अनुसूची की मद सं0 1 (1 ) 
4 विम्सो याला मैमर्स विम्सो कैमिकल्स ( क ) के अन्तर्गत आने वाली । 
सिरप 

( पी ) लिमिटेड , 

नक्सारी 
5 विम्सो विम्बेला पथोक्त 

सिरप 


[ सं . 10 में फा० 45/ 5/ ( 23) / 70- अफीम 


G . S .R . 951.--- In pursuance of sub -rule (3 ) of rule 60 of the Medicinal and Toilet Preparations 
( Excise Duties) Rules 1956 , and on the advice of the Standing Committee , the Central Government 
hereby directs that cach of the new medicinal preparations specified in column (2 ) of the Table 
below , of themanufacturer specified in column (3 ), shall be included in the category of preparation 
pecified against it in column ( 4 ) of the said Table, 


TABLE 


Sl. 
No. 


Medicinal Preparation 


Name of the Manufacturer 


Category 


- - - -... - 


-- 


- 


- - --- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


. 


I . 


Babulinc Gripe Water . 


2 . Bonny Pain Killer . 


, 


. Manufactured by M / s. Unrestricted preparation 

The Bab Chemical falling under item 
Works , Bombay . 

I (i) ( a) of the Schedule 
, Manufactured by M / 8 . to the Medicinal and 
C . C .I . Products , Bombay. Toilet Preparations 
Do, 

( (Excise Duties ) Act, 
. Manufactured by M /s . 1955 ( 16 of 1955) . 

Zandu Pharmaceutical | 
Works Ltd ., Bombay . 

Do . 


3 . 
4 . 


Bonny Gripe Water 
Diaphoretic Mixture . 


. 


5. Carminative Mixture 


- - - -- - - - -- - 


[ No. IF F. No. 45/ 5 (13) 70- OPIUM. ] 


R . K . TIAWANI, Under Secy. 


2452 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971 /JYAISTHA 29 , 1893 [ PART II 


सा० का० नि० 937. - औषधीय और प्रसाधन निमितिय , ( उत्पाद शुल्क ) नियम 
1956 के नियम 60 के उपनियम ( 3 ) के अनुसरण में , और स्थायी समिति की सलाह पर, केन्द्रीय 
सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ ( 3) मे विनिर्दिष्ट विनिर्माता की स्तम्भ 
( 2 ) में विनिर्दिष्ट नई औषधीय निर्मितियों में से प्रत्येक को उक्त सारणी के स्तम्भ ( 4 ) में उसके 
सामने विनिर्दिष्ट निमितियों के प्रवर्ग में सम्मिलित किया जाएगा : 


सारणी 


विनिर्माता का नाम 


प्रवर्ग 


क्रम सं० पौषधीय 

निर्मित 


1 बाबुलीन ग्राइप 
बाटर 


मैसर्स दि बैब केमिकल 
वर्क्स, मुम्बई द्वारा 
विनिर्मित 


2 वोन्मी पेन किलर मैसर्स सी०सी० आई० ।। औषधीय और प्रसाधन निर्मितिया ( उत्पाद 

प्राडक्ट्स मुम्बई शुल्क अधिनियम , 1955 ( 1955 का 16 ) 

द्वारा विनिमित की अनुसूची की मद 1 (i ) ( क ) के 
3 बोन्ती ग्राइप वाटर यथोक्त 

अन्तर्गत आने वाली अनिर्बन्धित निमिति । 
4 डाइफोरेटिक मैसर्स झंजु फार्मेस्युटि 
मिक्सचर 

कल वर्क्स लिमिटेड, 

मुम्बई द्वारा विनिर्मित 
5 फार्मिनेटिव 

- यथोक्त 
मिक्सचर 


[ सं० 11/ फा० सं० 45/ 5( 13)/ 70 - अफीम 

आर० के० थावानी , 

अवर सचिव , । 


( Department of Economic Affairs) 

New Delhi, the 5th June 1971 
G . S. R , 958. In exercise of the powers conterred by clause ( 2 ) of Article 77, 
read with clause (1) of Article 299 of the Constitution , the President hereby makes 
the following rule , namely : 

The Credit Agreement between the President of India and the Nederlandse 
Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden N . V . ( The Netherlands Investment 
Bank for Developing Countries ) established at The Hague, The Netherlands relat 
ing to the loan of Dutch Guilders 50 million (Dutch Guilders fifty million ) for the 
year 1971-72 shall be executed and authenticated on behalf of the President by 
Shri J. N . Dhamija , Ambassador of India , The Hague, Holland . 
Dated at New Delhi , this 5th day of June. 1971. 

[ No. F .14 (169 ) WE. III / 70 .] 


SEC . 3 (i ) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971 /IYAISTHA 29, 1893 


2453 


. 


- 


. . - 


.. - - : 


( प्राधिक कार्य विभाग ) 


नयी दिल्ली , 5 जून , 1971 
सा . का . नि . 958. - - संविधान के अनुच्छेद 299 के खंड ( i ) के साथ पठित अनुच्छेद 
77 के खड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते नए , राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्नलिखितनियम 
बनाते हैं , अर्थात् : - -- 

भारत के राष्ट्रपति और हेग , नीदरलैंड में स्थित नीदरलैण्ड के विकासशील देशों से सम्बन्धित 
निवेश बैंक ( द नीदरलैण्डस इन्वेस्टरिसबक प्रांटविस्कलिंग्स लेंडन एन०वी० ) ( द नीदरलैण्डस 
इन्वेस्टमेंट बैंक फार इवलेपिंग कंट्रीज ) के बीच , वर्ष 1971 - 72 के लिए 5 करोड़ सच गिल्डर ( पांच 
करोड़ डच गिल्डर ) के ऋण से सम्बन्धित करार का निष्पादन अधिप्रमाणन भारत के राष्ट्रपति की 
मोर से हेग , हालैण्ड में भारत के राजदूत , श्री जे० एन० षमीजा द्वारा किया जाएगा : 


[ सं० एफ० 14 ( 169) उबल्यू ० ई . III / 70] 


G . S . R . 959. - - In exercise of the powers conferred by clause ( 2 ) of Article 77, 
read with clause ( 1) of Article 299 of the Constitution , the President is pleased to 
make the following rule , namely : 

All documents necessary to be executed in exercise of the executive power of 
the Union in connection with the performance of the Loan Agreement dated the 
18th May , 1971 , with De Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden 
N . V . ( The Netherlands Investment Bank for Developing Countries ) established at 
the Hague, Netherlands for a credit of Netherlands guilders 50 , 000 , 000 shall be 
executed and authenticated on behalf of the President by any of the officers speci 
fled below: -- 
(i ) Joint Secretary , Deputy Secretary or Under Secretary to the Govern 

ment of India and Deputy Director in the Ministry of Finance , Depart 

ment of Economic Affairs. 
( ii ) Ambassador or Charge d Affairs of India in the Netherlands or the 

First Secretary to the Embassy of India in the Netherlands. 
( lii ) Controller of Aid Accounts and Senior Accounts Officer in the Ministry 

of Finance , Department of Economic Affairs . 
( iv ) Chief Accounting Omcer / Assistant Chlef Accounting Officer. Iligh Com 

mission of India in London . 
Dated at New Delhi, this 5th day of June, 1971. 

[ No, F .14 (169 ) WE.III / 70. ] 
By order and in the name of President of India . 

M . C . GUPTA , Dy, Secy . 
सा० का मि० 959. - - सविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड ( i ) के साथ पठित अनुच्छेद 
77 के खंड ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित नियम बनाते हैं , 
अर्थात् : - - 

50, 000, 000 नीदरलैण्ठ गिल्डरों के ऋण के लिए, हेग नीदरलैण्ड में स्थित नीदरलैण्ड के 
विकासशील देशों से सम्बन्धित निवेश बैंक ( द नीदरलैण्डस इन्वेस्टरिंगस बैंक वर प्रांटविक्कलिग्सलैण्डन 
एन०वी० ) ( द नीदरलैण्डस इन्वेस्टमेंट बैंक फार डवलेपिंग कंट्रीज ) के साथ हुए 18 मई , 1971 के 
ऋण -करार के क्रियान्वयन के मबन्न में , भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हुए 


2A 


THE GAZETTE OF INDIA: JUNE 19 , 1971 / JYAISTHA 29 , 1893 [ PART II 


निष्पादित किये जाने वाले सभी दस्तावेज, राष्ट्रपति की ओर से नीचे निर्धारित किये गये 
मधि रिय मे से किसी अधिकारी द्वारा निपादित और अधिप्रमाणित किये जाएंगे : 
(i ) वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्यविभाग में काम करने वाले, भारत सरकार के संयुक्त सचिव , 

उप - सचिव , अवर सचिव और उप - निदेशक । 
(ii) नीदरलैण्ड्स में भारत के राजदूत अथवा कार्यदूत अथवा नीदरलैण्ड में भारत के 

राजदूतावास के प्रथम सचिव । 
( iii ) वित्त मंत्रालय आर्थिक, कार्यविभाग मे सहायता - लेखा -नियंत्रक और वरिष्ठ लेखा 

अधिकारी । 
( iv ) लन्दन में भारतीय उच्चायोग के मुख्य लेखा अधिकारी/ सहायक मस्य लेखा अधिकारी । 

नई दिल्ली , 5 जून 1971 | 
[ संख्या एफ० 14 ( 169) उब्ल्यू . ई. III/ 70 ] 
भारत के राष्ट्रपति के प्रादेश और नाम से , 

मुनीश गप्त , 
उपसचिव , भारत सरकार । 


(Department of Revenue and Insurance ) 


CENTRAL EXCISES 


New Delhi, the 19th June 1971 


G . S . R . 960. - In exercise of the powers conferred by sub -rule ( 2 ) of rule 49 
and rule 139 of the Central Excise Rules, 1944 , the Central Government hereby 
inakes the following further amendment in the notification of the Government of 
India , in the Ministry of Finance ( Department of Revenue and Insurance ) No. 
266 / 67 - Central Excises. dated the 28th November , 1967, namely : 


In clause ( 1) of paragraph 2 of the said notifcation , the following item shall 
be inserted at the end , namely :-- - 
" ( X ) Garhara " . 

[ No. 127 / 71 - C . E. -- F . No. 11- A / 23 / 70 - CX8. 1 


KL. MUKHERJI, Under Secy . 


( राजव . र बीमा विभाग ) 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 


नई दिल्ली , 19 जन 1971 


सा , का० नि० 960. - - केन्द्रीय उत्पाद शल्क नियम , 1944 के नियम 49 के उपनियम ( 2 ) 
और नियम 139 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए कन्द्रीय सरकार एनवद्वारा भारत मर -- 


SEC . 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA; JUNE 19 , 1971 / JYAISTHA 29, 1893 


2455 


कार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना सं0 266 / 676 केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 28 नवम्बर , 1967, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , अर्थातः 

उक्त अधिसूचना के पैरा 2 के खंड ( i) में अन्त में निम्नलिखित मद अन्त: स्थापित 
की जाएगी , अर्थात् : - - 
( म ) गरहाय " 

[ सं० 127/फा० सं० 11ए/ 23/ 70- सी० एक्स - 8 ] 

___ के० एल० मुखर्जी, 
अवर सचिव , भारत सरकार । 


(Department of Revenue and Insurance ) 

CUSTOMS 

New Delhi, the 12th June 1971 
G . S . R . 961.--- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of sec 
tion 25 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 1962 ) , the Central Government, being 
satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry 
of Finance (Department of Revenue and Insurance ) No. 80 - Customs, dated the 
21st May, 1968, namely : ..-. 

In the said notification , for the words " exempts dumpers designed for use oni 
l ough terrain and component parts for assembly or manufacture of such dumpers , 
imported by or on behalf of a State Government for use in an Irrigation or power 
project from so much of the luty of custommy" , the following shall be substituted , 
namely : 
" exempts - - 
( i) dumpers, designed or use on rough terrain and component parts for 

assembly or manufacture of such dumpers, imported by or on behalf 

of a State Government for use in an Irrigation or power project; and 
( ii) dumpers designet for use on rough terrain purchased by a State Gov 

ernment from stock in a warehouse appointed or licensed under the 
Customs Act , 1962 ( 52 of 1962) , for use in an irrigation or power 

project , 
frun ) so inuch of the duty of customs" 


[ No. 58 / F . No. 5 / 24 / 70 -Cus .I. ! 
( राजस्व और बीमा विभाग ) 

सीमा शुल्क 

नई दिल्ली, 12 जुन , 1971 
सार का ) नि . 96 1. - ~-पीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की 
धाग 25 की उपधारा ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार , यह 
समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है , भारत सरकार के वित्त मंत्रालय 
( राजस्व और बीमा विभाग ) की अधिसूचना संख्या 80 - सीमा शुल्क , तारीख 21 मई , 1968 
में एतद द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात् : 

उक्त अधि पूचना में । ऊबड़ खाबड़ भ पंड में उपयोग क लिये तैयारकिये गये डम्परों को 
और ऐसे डम्परों के जोरकर तैयार करने या विनिर्माण के लिये संघटक पृों को जिन्हें मिचाई या 


2456 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971 / JYAISTHA 29, 1893 (PART II — 


विद्युत परियोजना में उपयोग करने के लिये किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी अोर से आयात 
किया गया है , सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है ; " शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित 
प्रतिस्थापित किया जाएगा , अर्थात्: - - 


" ( i ) ऊबड़ खाबड़ भखंड में उपयोग के लिये तैयारकिये गये उम्परों को और ऐसे 

उम्परों के जोडकर तैयार क ने या विनिर्माण के लिये संघटक पुों को जिन्हें 
किसी सिंचाई या विद्युत परियोजना में उपयोग क ने के लिये किसी राज्य 
सरकार द्वारा या उसकी अोर से पायात किया गया है ; और 


( ii ) राज्य सरकार द्वारा सिंचाई या विद्युत परियोजना में उपयोग करने के लिये 

सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) के अन्तर्गत नियुक्त या 

अनुशित - प्राप्त भाण्डागार के स्टाक से खरीदे गये उन डम्परों को जो ऊबड़ 
खाबड भूखंड मे उपयोग के लिये तैयार किये गये हों , 


सीमा शुल्क के उक्त भाग से छूट देती है । " 


[ सं0 58/ फा० सं० 5/ 24/ 70 सी० शु ] 


New Delhi, the 19th June 1971 
G . S. R . 962. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 
25 , read with sub -section ( 3 ) of section 180, of the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962 ) , 
the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest 
so to do , hereby makes the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ) No . 
145 - Customs, dated the 10th May, 1958 , namely : 


In the said notification . after item (1A ) the following item shall be inserted. 
namely : 


" ( 1B ) Ground handling equipments for MIG -21 aircraft" , 


[ No . 59 / F . No. 5 / 32 / 67 - Cus.I. ] 


J. DATTA, Dy . Secs 


सा ) का नि . 962. -- सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) 
की धारा 160 की उपधारा ( 3 ) के साथ पठित धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार, अपना यह समाधान हो जाने पर कि 
ऐसा करना लोक हित में प्रावश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की 


SEC . 3 (i) ] 


THE GAZETTE OF INDIA : JUNE 19, 1971 /JYAISTHA 29 , 1893 


2457 


- 


- 


- 


- 


--- - 


अधिसूचना सं० 145 सीमाशुल्क , तारीख 10 मई, 1958 में एतद्धारा निम्निलिखित संशोधन 
और करती है , अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना मे , मद ( 12 ) के पश्चात् निम्नलिखित मव अन्त : स्थापित की जाएगी 
अर्थात् - - 
“( 1ख ) एम पाई जी -- 21 वायुयान के लिये ग्राउन हैंडलिंग उपस्कर " । 

[ सं० 59/ फा०स० 5/ 82/ 67-सी० शु० ] 


ज्योतिर्मय दत्त , 
उप सचिव , भारत सरकार । 


PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD , 
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971 


